PART I ]] 


HARYANA GOVT GAZ... FEP. 3. 1981 ( MAGHA 14, 1902 SAKA) 


233 


AGRICULTURE DEPARTMENT 

The 27th January, 1981 
No. 436 - Agri . II ( 3)-819226. - In partial modification of notification No 5777- Agri - II ( 3 ) 
78126624, dated th. 23rd November , 1978 and in ex. rcise of the powers conferred under clause ( b ) of 
sub -s: ction ( 1 ) of se : tion 20 of the Warehousing Corporation Act, 1962 , read with Rule 4( 2 ) of the 
Haryana Warehousing Corporation Rules, 1969 , the Governor of Haryana hereby withd. aws the nomina 
tion of Shri Des Raj, M.L.A. (now Education Minister ) and justead nominates Shri Goverdhan Duss 
Chauhan Chudhari ag a Director on the Board of Directors of the Haryana Warehousing Corporation . 

KOMAL ANAD , Jt . Secy. 
CONSOLIDATION DEPARTMENT 

The 22nd January, 1981 
No. 257 - ARS ( 1).81,2504. - In exercise of the powers conferred by sub-section ( 1 ) of section 41 
of the East Punjab Holdings ( Consolidation and Prevention of Fragmentation ) Act , 1948 , the Governor of 
Haryana is pleased to direct th.t the powers exercisable by the State Governmer t under section 42 ( f the 
said Actsh :ll also be exercisable by Shri Tarsem Lal, L.A.S., Director, Consolidation of Holdings, in 
resp . ct of the State of Haryana, with effect from the date of bis taking over the charge of the post of 
Director , Consolidation of Holdings , Haryana . 

P. P. CAPRIHAN, Secy . 
राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 9 जनवरी , 1981 


. 


क्रमांक 2201-4 (II )-80/1319.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ), की धारा 2( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का 
प्रयाग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री मन्मा राम , पुत्र श्री अमी लाल , गांव मातनहेल , तहसील मज्जर, जिला रोहतक , 

को खरीफ़ , 1974 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई 
• शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है । 

दिनांक 13 जनवरी, 1981 
क्रमांक 2262-4 ( II ) -80/ 1481.- हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग युद्ध जागीर भधिसूचना क्रमांक 2262- ज 
(11)-80/45546 , दिनांक 19 दिसम्बर , 1980 द्वारा जारी की गई अधिसूचना में " वणित " पांचवीं लाईन में शब्द नरवाला 
की बजाये नरवाना पढ़ा जाये । 


दिनांक 16 जनवरी , 1981 


श्री हंसा 


क्रमांक 2376 - ज-I - 80/1851.--- श्री नेकी राम , पुत्र 

राम , गांव सुई , तहसील बवानी खेड़ा, जिला 
भिवानी , की दिनांक 19 मार्च, 1979, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और प्राज तक संशोधन किया गया है ) , की धारा 4 एवं 
2 (ए ) ( 1 ए ) तथा 3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नेकी राम की मुग्लिग 150 रुपये 
वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 105 --ज- I- 77/ 7599, दिनांक 24 मार्च, 1977 , 
द्वारा मंजर की गई थी अब उसकी विधवा श्रीमती सुन्दर देवी के नाम खरीफ , 1979 से 150 रुपये वार्षिक तथा रखी , 1980 
से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 2391 -ज-I - 80 /1855.-- श्री मंगत सिंह, पुत्र श्री गोपी चन्द , मकान नं ० 25, आदर्श नगर , माडल टाऊन , 
अम्बाला शहर, तहसील व जिला अम्बाला , की दिनांक 18 जुलाई, 1978, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा 
के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और 
आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए श्री मंगत सिंह की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना 
कमांक 1690 - र.- III - 69 / 10780, दिनांक 8 मई, 1969 तथा 5041 -र-III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 
द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती गुरदेई के नाम रबी, 1979 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वापिक 
तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तगत प्रदान करते हैं । 


